निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 330 ) 


15 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 6 मार्च 2019 


सं० 1 / मु०स्था0रा0भू० / विविध (पद सृजन - भूदान ) 13 - 15 / 2018 - 251(1 ) / रा0 , 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार , बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 


द्वारा, 


विषय : 


वित्त विभाग । 

दिनांक 6 मार्च 2019 
भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग, बिहार के लिए विभिन्न पदों यथा - अवर सचिव (वेतन 
स्तर - 11) का 01 पद, प्रशाखा पदाधिकारी (वेतन स्तर – 09 ) का 01 पद , सहायक ( वेतन 
स्तर - 7 ) का 02 पद , आशुलिपिक ( वेतन स्तर - 4 ) का 03 पद एवं निम्न वर्गीय लिपिक 
( वेतन स्तर - 2 ) का 02 पद अर्थात कुल - 09 पदों का आयोग के कार्यकाल तक के लिए 
अस्थायी रूप से सृजित करने के संबंध में । 


आदेश : 


स्वीकृत । 


इसका व्ययभार मुख्य शीर्ष 2070 , अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 105 , विशेष 
जाँच आयोग, समुह शीर्ष स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत उप शीर्ष 0018, भूदान भूमि वितरण 
जाँच आयोग , विपत्र कोड- 40 - 2070 - 00 - 105 - 0018 मद से विकलनीय होगा । 
उक्त पदों के सृजन पर संभावित वार्षिक व्यय ₹ 1,02,28, 692 / - (एक करोड़ दो लाख अठाईस 
हजार छ: सौ बानवे रूपये मात्र) है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मार्च 2019 


पदों के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 330 -571 +250 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


